रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


- 


. 


- 


- 


+ 


HILD 
. . 


. 


..: 


A 


सनामब जगन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 5 , 2014 / फाल्गुन 14 , 1935 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5 , 2014 /PHALGUNA 14 , 1935 


सं . 564 ] 
No. 564 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014 
का . आ . 659 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा(1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 686( अ), तारीख 8 मार्च, 2013 जो भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड 
( ii ) में प्रकाषित की गई थी , द्वारा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ए ( एक्सटेंषन ) के 0 .000 कि . मी . से 
38 .000 कि . मी . ( कांडला - चन्द्रोडा सेक्षन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और 
प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ; 

__ और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा (3 ) के अधीन तारीख 12 अप्रैल 2013 को 
" कच्छ मित्र” और “ दि इंडियन एक्सप्रेस दोनों में प्रकाषित किया गया था ; 

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

__ और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


उप-धारा (0 द्वारा प्रवत्त व्यक्तियों का एक 


985 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii )] 


अनुसूची 
गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ए (विस्तारण ) के 0.000 कि . मी . से 38.000 कि . मी . तक (कंडला - चान्द्रोडा 

सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भुमि का संक्षिप्त विवरण । 


क्रम 
संख्या 


जिले 


में ) 


1 


6 


1 


| 


तालुक । गांव का | सर्वेक्षण 

| भूमि की । क्षेत्रफल भूस्वामियाँ / हितबद्ध 
का । का नाम नाम 

संख्या 

का प्रकृति । (हैक्टेयर व्यक्तियों के नाम 
नाम 

प्रकार 
| 3 

7 
कच्छ (1) (1 ) गलपादर | ग्रामतल । निजी | बिनखेती 0. 3905 (1 ) भीखुभा गुलाबसिंह जाडेजा 
गांधीधाम 

( 2 ) कुमार बुधरमल 
( 3) लक्ष्मी तमखिल पंजाबी 
( 4 ) प्रदिप पंजाभाई सोलंकी 

( 5) गलपादर ग्राम पंचायत 
| (2 ) अंजार । (1 ) मेघपर | 215 | निजी खेती 0. 5275 | ( 1) गीरीस रतीलाल 
बोरीची 

( 2 ) लेखराज पारसमल कानुन्गो 

( 3 ) गीताबेन मंगेसकुमार 
251 / 3 निजी 

0. 0856 | श्रीमति इलाबेन हीरेन सोरठिया 


खेती 


( 2) मेघपर | 132 / 3 | निजी । 
कुंभारडी 


खेती 


0. 8070 || (1 ) उर्मिलाबेन वाडीलाल रतनशी 

सावला ( 2) आशीष नरोत्तम 
उपाध्याय 


163/ 14 | 


निजी | बिनखेती | 0 . 2 309 | (1 ) घनश्याम बापुलाल शेठ 

( 2) विरेन्द्र बापुलाल शेठ 
( 3) जीगनेश बापुलाल शेठ 
( 4) पुनमबेन घनश्याम शेठ 
( 5) हिनाबेन विरेन्द शेठ 
( 6 ) काश्मीराबेन जीगनेश शेठ 


163 / 11 | निजी । 


खेती । 0. 2667 | (1 ) नाराण कानजी पेडवा, 

( 2 ) मावजी कानजी पेडवा, 
( 3) सुखदेव कानजी पेडवा, 
( 4) लालजी अरजण सोरठिया, 
( 5) नविनभाई अरजण सोरठिया , 
( 6) नीतीनभाई अरजण सोरठिया , 
( 7) जगदिशभाई अरजण सोरठिया 


(3 ) वीडी 
( 4 ) खेडोई 


101/ 25 | निजी । 
223/ 2 निजी 


223/ 3 


। 


निजी । 


खेती । 0. 0650 / रुद्रदत जगदीपभाई अयाची 
खेती । 0.0232 | (1 ) छोटुभा मनुभा जालमसिंग 

जाडेजा ( 2) राहुल देवीदान 

गढवी 
0 . 2637 | ( 1 ) नरपतसींह वेलुभा जाडेजा 

आतुभा ईशरजी जाडेजा के 
वारसदार 
( 2) अगुभा आतुभा जाडेजा 
( 3 ) जोरुभा आतुभा जाडेजा 
( 4 ) किरिटसिंह आतुभा जाडेजा 
( 5 ) देवकुंवरबा आतुभा जाडेजा 
( 6) कृष्णाबा आतुभा जाडेजा 
(7 ) अनसुयाबा नारुभा जाडेजा 
( 8 ) मेघराजसिंह नारुभा जाडेजा 
( 9) धृवराजसिंह नारुभा जाडेजा 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


501 । निजी | खेती । 000 

| 0 . 0055 | (1) महेन्द्रसिंह भाणजीभा वाघेला 

( 2 ) धर्मेन्द्रसिंह नरेन्द्रसिंह वाघेला 
( 3 ) हर्षद भीखालाल सोरठीया 

( 4 ) सुनील प्रेमजीभाई सोरठीया 
718 / 71 / 1 | निजी । खेती | 0 . 8036 नरपतसिंह मोबतसिंह 
| 718 / P निजी । खेती 0. 1981 रविन्द्रसींह मंगभा प्रभातसंग 

718/ P निजी खेती । 0. 2060 नरपतसंग मंगुभा प्रभातसंग 

310/ 2 निजी खेती 0 .1246 | तेजुबा वेलुभा मोकाजी 
(5 ) भुवड 207 

निजी 

0 . 0447 ] (1 ) अरजणभाई करणाभाई बाडा 

( 2 ) वालजीभाई करणाभाई बाडा 
(6) चान्द्रोडा 463 | निजी खेती । 0 . 2742 चंदुलाल सामजीभाई पटेल 


खेती 


[ फा . सं. एन. एच. ए. आई / बी. ओ. टी / डी. बी. एफ . ओ / 11012 / 11 / 2007 ] 

वी कृष्णस्वामी, उप – सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th March , 2014 
S .O . 659 (E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways No. S . O . 586 ( E ), dated 8th March , 2013 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub -section ( ii ) and issued under Sub- section ( 1 ) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening /four laning etc .), maintenance , management and 
operation of NH -8A (extension ) on the stretch of land from km 0 .000 to km 38 .000 (Kandla – Chandroda Section ) in 
District Kachchh in the state of Gujarat . 

And, whereas the substance of the said notification has been published in “ Kutch Mitra ” and “ The Indian 
Express” both dated 12th April 2013 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas no objections has been received from any person by the Competent Authority. 

And whereas in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted 
its report to the Central Government. 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by Sub - section ( 1 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose . 

And , further in exercise of the powers conferred by sub section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the lands specified in the said 
schedule shall vest absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the strech of land from Km . 
0 .000 to Km . 38 . 000 (Kandala - Chandroda Section ) of the National Highway Number -8A (Extn .) in the State of 

Gujarat. 
Serial | Name | Name of the | Name of the | Survey | Type | Nature Area Name of the land 
number of the taluka village | Number | of | of land ( in 

owners / 
district 

land 

hectares ) interested 

persons 
2 

6 | 7 8 
| Kachchh (1 ) Gandhidham | (1 ) Galpadar | Gamtal | Pvt. | NA 0.3905 | ( 1) Bhikhubha 

Gulabsinh Jadeja 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (ii )] 


( 2 ) Anjar 


215 


Pvt . 


Agri 


( 1) Meghpar 
Borichi 


251/3 


Pvt. 


Agri 


132 / 3 


Pvt. 


Agri 


(2 ) Meghpar 
Kumbhardi 


163/ 14 


Pyt . 


I NA 


( 2 ) Kumar 
Budharmal 
( 3 ) Lakshmi 
Tamkhil Punjabi 
( 4 ) Pradip 
Panjabhai Solanki 
( 5 ) Galpadar 
Gram Panchayat 
( 1) Giris Ratilal 
( 2 ) Lekhraj 
Parasmal 
Kanungo 
( 3 ) Geetaben 

Mangeskumar 
0.0856 Smt. Ilaben Hiren 

Sorathiya 
0 . 8070 ( 1 )Urmilaben 

Vadilal Ratanshi 
Savala 
( 2 ) Ashish 
Narotam 

Upadhyay 
0 . 2309 (1 ) Ghanashyam 

Bapulal Sheth 
( 2 ) Virendra 
Bapulal Sheth 
(3 ) Jignesh 
Bapulal Sheth 
(4 ) Punamben 
Ghanashyam 
Sheth 
(5 ) Hinaben 
Virendra Sheth 
(6 ) Kashmiraben 

Jignesh Sheth 
0 .2667 | ( 1) Naran Kanji 

Pedava 
(2 ) Mavaji Kanji 
Pedava 
(3 ) Sukhdev Kanji 
Pedava 
( 4 ) Lalji Arjan 
Sorathiya 
( 5 ) Navinbhai 
Arjan Sorathiya 
(6 ) Nitinbhai 
Arjan Sorathiya 
( 7 ) Jagdishbhai 

Arjan Sorathiya 
0 .0650 Rudradutt 

Jagdipbhai Ayachi 
0 .0232 | ( 1 ) Chhotubha 

Manubha 
Jalamsing Jadeja 
( 2 ) Rahul Devidan 
Gadhavi 


163/ 11 


Pvt. 


Agri 


(3 ) Vidi 


101/ 25 


Pvt. 


Agri 


(4 ) Khedoi 


223 / 2 


Pvt . 


Agri 


[ TT II 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


223/ 3 


Pvt. 


Agri 


0 . 2637 


( 1 ) Narpatsinh 
Velubha Jadeja 
Heirs of Aatubha 
Isharji Jadeja 
( 2 ) Agubha 
Aatubha Jadeja 
( 3 ) Jorubha 
Aatubha Jadeja 
(4 ) Kiritsinh 
Aatubha Jadeja 
(5 ) Devkunvarba 
Aatubha Jadeja 
(6 ) Krushnaba 
Aatubha Jadeja 
(7 ) Ansuyaba 
Narubha Jadeja 
(8 ) Meghrajsinh 
Narubha Jadeja 
( 9 ) Dhruvrajsinh 
Narubha Jadeja 
( 1) Mahendrasinh 
Bhanjibha 
Vaghela 


501 


Pvt. 


Agri 


0 .0055 


(2 ) 


718 /71 /1 


Pvt. 


Agri 


718 / P 


Pvt . 


Agri 


Dharmendrasinh 
Narendrasinh 
Vaghela 
( 3 ) Harshad 
Bhikhalal 
Sorathiya 
( 4 ) Sunil 
Premjibhai 

Sorathiya 
0 .8036 Narpatsinh 

Mobatsinh 
0 .1981 Ravindrasinh 

Mangubha 

Prabhatsang 
0 .2060 Narpatsang 

Mangubha 

Prabhatsang 
0 . 1246 | Tejuba Velubha 

Mokaji 
0 .0447 (1 ) Arjanbhai 

Karnabhai Bada , 
( 2 ) Valjibhai 

Karnabhai Bada 
0 .2742 | Chandulal 

Samjibhai Patel 


718 / P 


Pvt. 


Agri 


310 /2 


Pvt. 


Agri 


(5 ) Bhuvad 


207 


Pvt . 


Agri 


(6 ) Chandroda 


463 


Pvt. 


Agri 


[ F. No. NHAI/ BOT/ DBFO/ 11012/ 11/ 2017] 

V . KRISHNASWAMY, Dy . Secy . 


Printed by the Manager,Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


